निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 श्रावण 1932 ( AO ) 
( सं0 पटना 556 ) पटना , सोमवार , 9 अगस्त 2010 


गृह ( आरक्षी) विभाग 


- - - - - - 


अधिसूचना 

6 अगस्त 2010 
सं0 7 / सी01 - 202/ 2004- गृ0आ0 - 6375 - भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 परन्तुक के 
अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल , बिहार अभियोजन हस्तक - 2003 के 
नियम - 36 में निम्नांकित संशोधन करते है : 

बिहार अभियोजन हस्तक , 2003 के नियम - 36को एतद् द्वारा उप -नियम (i ) के रुप में 
संख्यांकित किया जाता है और इसके पश्चात निम्नांकित उप -नियम ( ii ) जोड़ा जाता है । 

____ ( ii ) कुल अधियाचित रिक्ति के विरुद्ध अत्यधिक संख्या में आयोग को आवेदन पत्र प्राप्त होने कि 
स्थिति में , लिखित परीक्षा दो चरणों में अर्थात ( क ) प्रारंम्भिक परीक्षा एवं ( ख ) मुख्य परीक्षा , आयोजित की 
जायगी । प्रारम्भिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम वही होगा, जो बिहार राज्य के असैनिक 
न्यायाधीश ( कनीय कोटि ) के चयन हेतु परीक्षा के लिए निर्धारित है । 
___ 1 . संक्षिप्त नाम , विस्तार एवं प्रारम्भ : 

(i) यह बिहार अभियोजन हस्तक संशोधन , 2010 कहा जा सकेगा । 
( ii ) इसका विस्तार पूरे बिहार राज्य में होगा । 
(iii) यह तुरन्त प्रवृत होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अरुण डेढ़गवें , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 556 - 571 + 500 -डी०टी०पी० । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


